than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 श्रावण, 1937 ( श० ) 


संख्या 5 42 राँची, गुरुवार 


30 जुलाई , 20 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जुलाई , 2015 


संख्या- 1/ विधि - 827 / 2015 का . • 6585 -- मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विजय 
कुमार सिंह , भा . प्र. से . ( झाः2003) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं 
उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई , 2015 के पश्चात् प्रभावी होगी । 


संख्या- 1/ विधि . 827 / 2015 का . - 6586-- अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर पदस्थापित श्री 
संदीप सिंह , भा .प्र. से. ( झाः2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें अवर सचिव, गृह , कारा 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1/ विधि - 827 / 2015 का . - 6587 -- लाल बहादुर शास्त्री , राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 अगस्त , 2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री आदित्य कुमार आनन्द को अगले आदेश तक अनुमण्डल 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 30 जुलाई, 20 15 
पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची जिला के लिए दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती 


है । 


संख्या- 1/ विधि - 827/ 2015 का . - 6588-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 . 08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी सुश्री आकांक्षा रंजन को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 
( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


संख्या- 1/ विधि - 827/ 2015 का . - 6589-- लाल बहादुर शास्त्री , राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 अगस्त, 2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्रीमती किरण कुमारी पासी को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें सिमडेगा जिला के लिए 
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की 
जाती है । 


संख्या- 1/ विधि - 827/ 2015 का . - 6590 --लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 अगस्त, 2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री सूरज कुमार को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, महुआडांड़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें लातेहार जिला के लिए 
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट- 2, 1974 ) की धारा - 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की 
जाती है । 


संख्या- 1/ विधि - 827/ 2015 का . - 6591 -- लाल बहादुर शास्त्री , राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 अगस्त , 2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री शशि रंजन को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , 
पाकुड़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें पाकुड़ जिला के लिए दंड प्रक्रिया 
संहिता 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


संख्या- 1/ विधि. 827 / 2015 का . - 6592-- लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 अगस्त , 2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल को अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें साहेबगंज 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार, 18 जुलाई, 2 0 15 
जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की 
शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


संख्या- 1/ विधि - 827/ 2015 का . . 6593 -- लाल बहादुर शास्त्री , राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 
द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21 अगस्त , 2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री जीशान कमर को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें दुमका जिला के लिए दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 4 2 - 50 । 


